निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1195 ) पटना , बुधवार , 20 दिसम्बर 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

14 दिसम्बर 2017 
सं० नि प्रा०/ नि० 1 - 19 / 2012 - 1232 - बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1199 दिनांक 05. 
12. 2017 द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को - ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि ., स्टेट बैंक भवन , 
जजेज कोर्ट रोड , पटना - 1 के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन हेतु अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को उप निबंधक 
( मु० ) सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना के पत्रांक 9857 दिनांक 11. 12.2017 ( प्रति संलग्न ) के आलोक में स्थगित किया 
जाता है । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1195 -571 +50- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


